पंजीयन क्रमांक “ छत्तीसगढ़/ दुर्ग / 
तक. 114 - 009/ 2003/ 20 - 01 - 03 : " . 


60 


"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक 
शुल्क के नगद भुगतान ( बिना डाक 
टिकट ) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक 

जी . 2 - 22 - छत्तीसगढ़ गजट/38 सि . से . 
भिलाई , दिनांक 30 - 5- 2001. " . 


ST 


छत्तीसगढ़ राजपत्र 


( असाधारण ) 
प्राधिकार से प्रकाशित 


- 


- 


क्रमांक 214 ] 


रायपुर, गुरुवार, दिनांक 30 जुलाई 2009 - श्रावण 8, शक 1931 


. 


नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग 
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर 


रायपुर, दिनांक 30 जुलाई 2009 - 


अधिसूचना 


क्रमांक एफ - 1-24 /18/2008. - छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम , 1961 ( क्रमांक 37 सन् 1961 ) की धारा 29 की उपधारा ( 1) 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, नगर पंचायत सारागांव , जिला जांजगीर - चांपा के वार्डों का विस्तार नीचे दी गई अनुसूची 
के अनुसार एतद्द्वारा अवधारित करता है : 


1. 


सारागांव नगर पंचायत को 15 वार्डोंमें विभाजित करता है और अनुसूची में दर्शाये अनुसार ऐसे प्रत्येक वार्ड की सीमा निर्धारित करता 


2 . . यह अधिसूचित करता है कि ऐसे प्रत्येक वार्ड से एक पार्षद निर्वाचित किया जावेगा । 


अनुसूची 


क्रमांक 


वार्ड का नाम 
. ( 2 ) 


इंदिरा गांधी आवासीय वार्ड 
गायत्री मंदिर वार्ड 
महात्मा गांधी वार्ड . . 
सुभाष चंद्र बोस वार्ड 
मनका दाई वार्ड 


__ 427 


। छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 30 जुलाई 2009 


. 


- 


- 


( 1 ) 


( 2 ) 


| 


6 


- 


. 


0 


राजीव गांधी वार्ड 
ठाकुर देव वार्ड 
पं . श्यामा प्रसाद मुखर्जी वार्ड . 
भगतसिंह वार्ड 
अम्बेडकर वार्ड 
बी . डी. महंत वार्ड 
दाऊबाबा वार्ड 
महावीर मंदिर वार्ड बंधवापारा 
छोटे गौटिया वार्ड 
दीनदयाल उपाध्याय वार्ड 


सारागांव नगर पंचायत के वार्डों की चतुस्सीमा का विवरण 


वार्ड क्रमांक 01, इंदिरा गांधी आवासीय वार्ड 


उत्तर : 


पूर्व : 
दक्षिण : 
पश्चिम : 


उत्तर पश्चिम कोना कमरीद सरहद शासकीय घास भूमि खं. नं . 1 / 4 उरेहा तालाब से पूर्व की ओर नाला. 
खं . नं . 152 तक । 
खं. नं. 1 / 1 छोटे झाड़ जंगल ग्राम देवरी सीमा में ख.नं . 152 , नाला , 156 अमोल कुंवर सूर्यवंशी- तक । 
पूर्व की ओर श्यानबाई मकान तक । दक्षिण की ओर हाइवे मुख्य सड़क की उत्तरी सीमा । - 

बस स्टैण्ड चौक होते हुए मुरकट्टातालाब होते हुए कमरीद सीमा से उत्तर की ओर ख.नं. 1 / 4 उरेहा तालाब 
... तक । 


__ वार्ड क्रमांक 02 गायत्री मंदिर वार्ड 


उत्तर : : 
पूर्व : 
दक्षिण : 


ख.नं. 157 / 1घ, अमोल कुंवर सूर्यवंशी । 
ख.नं . 1372 / 1 सोननदी तक । 
सरार पारा स्कूल होते हुए ख.नं. 1373 से दक्षिण पश्चिम की ओर ख.नं. 1944 महेशराम राठौर की भूमि से पुनः 
उत्तर पश्चिम की ओर अर्द्धचंद्र की तरह ख . नं . 1949 बुंदराम राठौर की भूमि से गायत्री मंदिर होते हुए पांडु 
का मकान से पुनः उत्तर की ओर श्यामबाई कर्ष की मकान तक । 
सामुदायिक भवन तक से उत्तर की ओर ख.नं . 157 / 1 घ तक । 


उत्तर पान से पुनः उत्तर उत्तर की ओं 


पश्चिम : 


___ वार्ड क्रमांक 03 महात्मा गांधी वार्ड 


उत्तर : : . 
पूर्व 


वार्ड क्रमांक 01 की सीमा । . . 
अर्द्धचंद्र की तरफ झुकते हुये दक्षिण की ओर ख.नं. 1944 की सीमा से पश्चिम की ओर नवीन प्राथमिक शाला : . . 
. (वार्ड क्रमांक 04 की सीमा ) के किनारे से होते हुये उत्तर की ओर बुधराम कर्ष का मकान । 
हेमिनबाई का मकान । .. . 
रामस्वरूप का मकान होते हुये गुलाब चंद के मकान तक से उत्तर की ओर वार्ड क्रमांक 01 की सीमा तक /- . . .. 


दक्षिण : 
पश्चिम : : : 


.. . .. . . 


. 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 30 जुलाई 2009 


428 ( 1 ) 


वार्ड क्रमांक 04 सुभाषचंद्र बोस वार्ड 


उत्तर : 
पूर्व : 
दक्षिण : 
पश्चिम : 


पार्वतीबाई के मकान । . . . 
· दक्षिण कोना की ओर झुकते हुये भोगीराम के मकान तक हाईवे रोड की सीमा । 

नवीन प्राथमिक शाला । 
बंधवा तालाब के किनारे से होते हुए टेंगनी के मकान तक । उत्तर की ओर पार्वती बाई का मकान तक । 


. 


. 


वार्ड क्रमांक 05 मनका दाई वार्ड 


उत्तर . : 
पूर्व : 
दक्षिण : 
पश्चिम : 


जीवनलाल राठौर के मकान । 
कृष्णा अवतार राठौर के मकान तक । 
बालाराम कर्ष के मकान तक । 
महेत्तर राठौर के मकान होते हुए अखरा तालाब तक उत्तर की ओर जीवन लाल के मकान तक । . 


वार्ड क्रमांक 06 राजीव गांधी वार्ड 


उत्तर : 
पूर्व : 


दक्षिण : 


नेशनल हाइवे ख. नं . 1 / 1 तक । . .. 
मुख्य मार्ग सहित ख .नं. 306 / 4 जीवन लाल के खेत से होते हुए माखन होटल ( जो वार्ड नं. 1 में है) के सामने 
नेशनल हाइवे तक बसस्टेण्ड चौक | 
जीत सिंह होते हुए सचिवालय तक पश्चिम की ओर शंकर तालाब के किनारे से पुनः दक्षिण की ओर ग्राम 

पचोरी की सीमा में रोड तक | 
: पचोरी, सीमा में ख.नं . 542 / 1 ललिताबाई के खेत तक उत्तर में नेशनल हाईवे ख .नं. 1 / 1 तक । 


पश्चिम : 


वार्ड क्रमांक 07 ठाकुर देव वार्ड 


उत्तर : 
पूर्व 
दक्षिण : 
पश्चिम : 


वार्ड नं . 6 के सीमा के पास तालाब पार ख. नं. 761 तक । 
अखरा तालाब के दक्षिण पश्चिम. कोना पर जयनारायण श्रीवास के मकान तक । 
बम्हनीडीह रोड के पूर्व सीमा सहित घासीराम यादव के मकान तक । 
वार्ड नं . 6 की सीमा ख.नं . 789 खेल मैदान तक , उत्तर की ओर वार्ड नं . 6 के सीमा के पास तालाब पार 
ख .नं.. 761 तक | 


वार्ड क्रमांक 08 पं . श्यामा प्रसाद मुखर्जी वार्ड 


उत्तर : 
पूर्व : 
दक्षिण : 
पश्चिम : 


वार्ड नं . 6 एवं वार्ड नं . 7 के दक्षिण पश्चिम कोना ख.नं. 789 / 2 ढोरफोरी । 
सारागांव, बम्हनीडीह रोड में नवीन बाजार दरसराम भैना के घर तक । 
देवव्रत के मकान से पुनः पूर्व की ओर ख. नं . 817 हरप्रसाद राठौर के खेत तक । 
बम्हनीडीह मार्ग पार करते हुए साव तालाब के दक्षिण किनारे से वार्ड नं . 6 के सीमा पर ख.नं . 673 दरबार 
सिंह राठौर के खेत तक वार्ड नं . 6 एवं वार्ड नं . 7 के दक्षिण पश्चिम कोना ख.नं. 789 / 2 ढोरफोरी । 


. 


. 


. . . वार्ड क्रमांक 09 भगतसिंह वार्ड 

ri- m arrant . 


उत्तर : 
पूर्व : 
दक्षिण : 


__ . 


सारागांव बम्हनीडीह के पूर्व सीमा से महेशराम राठौर के मकान तक । 
लगन साय के मकान तक । 
ग्राम चोरिया की सीमा ख.नं. 2669 द्वारिका राठौर तक से पश्चिम में ग्राम चोरिया सीमा में वार्ड नं . 8 का दक्षिण 
• पूर्व कोना ख .नं . 2662 तक से उत्तर में ख .नं . 834 / 1 मयाराम सूर्यवंशी के खेत तक । 

बम्हनीडीह राधाबाई राठौर के मकान तक से उत्तर में महेशराम राठौर के मकान तक | 


तक से उत्तर मेंखाक से पश्चिम में ग्राम चोल 


पश्चिम : 


बम्हनीडीह राधा 


428 ( 2 ) 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 30 जुलाई 2009 


वार्ड क्रमांक 10 अम्बेडकर वार्ड 


उत्तर : 


. 


दक्षिण : 


रामकिशन सूर्यवंशी के मकान । 
रहसबेडा के किनारे रामस्वरूप सूर्यवंशी का मकान । 
बाराद्वार सड़क पार करते हुए आंगन बाड़ी केन्द्र ( चमरी तालाब के किनारे होते हुए) ग्राम चोरिया सीमा में 
ख.नं . 2933 कुशूराम नाई के खेत तक । 
चोरिया , सीमा में ख.नं. 2662 खेलूदास के खेत के किनारे तक से रामकिशन सूर्यवंशी के मकान । 


पश्चिम : 


वार्ड क्रमांक 11 बी . डी. महंत वार्ड . .. 


उत्तर : 
पूर्व : 
दक्षिण : 


बम्हनीडीह रोड के पूर्वी भुजा पर रामकृष्ण यादव के मकान । 
बाबूलाल पांडे के मकान तक से दक्षिण समारू महंत के मकान तक । 
देव प्रसाद के मकान तक से पुनः दक्षिण की ओर बाराद्वार सड़कपार कर दक्षिण भुजा पर रामकिशन सूर्यवंशी 
के मकान तक । 
बम्हनीडीह रोड के पूर्वी भुजा पर सहसराम राठौर के मकान तक से बम्हनीडीह रोड के पूर्वी भुजा पर रामकृष्ण 
यादव के मकान । 


पश्चिम : 


वार्ड क्रमांक 12 दाऊबाबा वार्ड 


उत्तर : 
. पूर्व 


अखरा तालाब के दक्षिण पश्चिम कोना (पुराना बाजार) ख नं . 926 / 1 तक । 
अखरा तालाब के दक्षिणी पार में होते हुए दक्षिण पूर्व कोना में उमाबाई के मकान होते हुए उत्तर चढ़ते हुए . . .. . 
पूर्व की ओर रामनारायण राठौर के मकान तक । 
बिसाहू सोनी के मकान तक । 
रविशंकर दुबे के मकान तक से अखरा तालाब के दक्षिण पश्चिम कोना (पुराना बाजार ) ख .नं. 926 / 1 तक । 


ग राठौर के मकाए दक्षिण पूर्व कामा न. 926 /1 तक 


दक्षिण : 
पश्चिम : 


वार्ड क्रमांक 13 महावीर मंदिर वार्ड बंधवापारा 


उत्तर : 
पूर्व . . : 
दक्षिण : 


दिले केंवट के मकान | 
दक्षिण झुकते हुए विजय राठौर के मकान तक । 
बंधवा तालाब का उत्तर पश्चिम कोना तक से पश्चिम ख.नं. 2162 / 1 उत्तम राठौर के कोठार तक से उत्तर 
की ओर बाराद्वार सड़क वृंदा राठौर के घर तक । 
रामशंकर राठौर के मकान तक से दिले केंवट के मकान | 


- 


पश्चिम : 


वार्ड क्रमांक 14 छोटे गौटिया वार्ड 


उत्तर : रामचरण.. राठौर के मकान .. .. .... ..... .... ... . . .. । 
पूर्व : वृंदा राठौर के मकान के पीछे पूर्व की ओर बंधवा तालाब के उत्तरी पार होते हुए नवीन प्राथमिक शाला के 
. . . पीछे से चांपा बाराद्वार नेशनल हाइवे पर ग्राम के सड़क संगम तक से पश्चिम की ओर बंधवा तालाब के दक्षिण 

पार पर दीपनारायण के खेत होते हुए शिवनारायण राठौर के मकान से उत्तर की ओर तालाब पार होते हुए 

रामकृष्ण के मकान से पुनः पश्चिम की ओर छोटेलाल सूर्यवंशी के मकान तक । 
दक्षिण : देवप्रसाद के मकान के किनारे से होते हुए । 
पश्चिम : रामनारायण सूर्यवंशी के मकान तक रामचरण राठौर के मकान | 


- 


THT 1649 , farlic 30 


2009 


428 ( 3 ) 


. वार्ड क्रमांक 15 दीनदयाल उपाध्याय वार्ड 


उत्तर : 
gdi : 
21 : 
24 : 


· रहसबेडा के उत्तर पश्चिम कोना में रामस्वरूप के मकान तक । 
बंधवा तालाब के पार के किनारे होते हुए बाराद्वार सड़क नेशनल हाईवे संगम होते हुए सोननदी पुल तक से । 
ग्राम परसापाली सीमा पर ख .नं . 1373 रघुनाथ प्रसाद राठौर के खेत तक । 
ग्राम चोरिया सीमा ख. नं . 1545 सोनकुंवर सूर्यवंशी के खेत तक से रहसबेडा के उत्तर पश्चिम कोना में 
रामस्वरूप के मकान । 


Raipur , the 30th July 2009 


NOTIFICATION 


No. F -1 - 24 /18 /2008 . - In exercise of the powers conferred by sub section ( 1 ) of Section 29 of Chhattisgarh 
Municipalities Act, 1961 (No . 37 of 1961) the State Government hereby determine the event of wards of Nagar 
Panchayat Saragaon , Distt. Janjgir - Champa as per Schedule given below :- . . 


1. 


Divide the Saragaon Nagar Panchyat in to 15 wards and define the limit of all every wards as per Schedule . 


2 . 


Notify that one member shall be elected for every ward . 
. . 

SCHEDULE 


Ward No. 


: Ward Name 


ooo 
van 
AWN 


Indira Gandhi Residential Ward 
Gaytri Mandir Ward 
Mahatma Gandhi Ward 

Subhash Chandra Bose Ward 
· Manka Dai Ward 
Rajeeva Gandhi Ward 
Thakurdev Ward 
Pt. Shyama Prasad Mukherjee Ward 
Bhagat Singh Ward 
Ambedkar Ward 
B .D . Mahant Ward 
Daubaba Ward 
MahaveerMandir Ward 
Chhote Gautia Ward 
Deen Dayal Upadhyaya Ward 


wo 


a 


. 


. 


. 


DETAILS BOUNDARY OF WARDS OF NAGAR PANCHAYT, SARAGAON . . 
Ward N - 01 INDIRA GANDHI AWASIYA .WARD . 

. . .in 
* na TV Fillin 11 a viu . 1 . Silicon Disto cite D GIL foto 775 : 7 iris 
NORTH . North to Northwest Cornei - Vill . Kamrid Boundary Govt. Grass Land Kh.No. 1/4 Via Ureha Tank 

upto east direction Nala kh . No . 152 . . 
EAST . . Kh.No. 1/ 1 Chote Jhad Ke Jangal boundaruy of Vill . Devari Kh . No . 152 Nala , upto kh . 156 plot of 

Amol Kuwar Suryavanshi. 
SOUTH - : East End Via again to home of Shyam Bai to South Highway Main Road , north Boundary . 
WEST Bus Stand Chowk Via Murkatta Tank Kamarid Boundary to North End Kh .No. 14 to Ureha Tank . 


. 


428 ( 4 ) 


TAI 1914a , feri 30 MIS 2009 


. Ward No . - 02 GAYATRIMANDIR WARD 


NORTH 
EAST 
SOUTH - 


From North (North West Corner ) Kh . No. 157 / 1 gha,. From home of Amol Kuwar Suryvansi. 
Near Sonnadi Kh . No. 1362 / 1 . : 
To South end via Sarar para School Kh . No . 1373 to South west end Kh . No 1944, From the plot of 
Mahesh Ram Rathor again North West end as half inoon size Kh .No. 1949, From the plot of Bundram 
Rothor via Gayatri Mandir home of Pandu again to North end From the home of Shayam Bai Karsh . 
To west end via community building to North end Kh. No . 157/ 1 gha . 


WEST . 


Ward No. - 03 MAHATAMA GANDHIWARD 


NORTH 
EAST 


From North of boundary Ward No. 1 . . 
To East End as halfmoon size bended south . kh .No. 1944 boundary to West end .New Primary School 
via (ward No.4 . boundary ) side. North end to Home of Budhram Karsh . 
Again in west end to south side bended , via home of Heminbai . : 
To west end via home of Ramswaroop via home of Gulabchand to north end ward No.1. 


SOUTH 
WEST. 


Ward No. - 04 SUBHASHCHANDRA BOSE WARD 


NORTH 
EAST 


From north to home of Parvatibai. 
To east end corner of south bended to home of Bhogiram , again north east corner end to highway 
road boundary . 
Again in south via New primary school to west end . 
Bandhwa Tank side via home of Tengni to north home of Parvatibai. ; . . . 


SOUTH 
WEST . 


Ward No. - 05 MANKADAI WARD 


NORTH 
EAST. 
SOUTH 
WEST . 


In north home of Jeevanlal Rathored . 
Via east end to home of Krisnavtar Rathor. : 
To south via home of Balaram Karsha to west. 
Via home of Mahetar Rathore to Akhara Tank southside to Sachivalaya Office side to north end to 
home of Jeevanlal. 


Ward No, - 06 RAJEEVA GANDHI WARD 


NORTH 
EAST 


SOUTH 


In north kh .No.1 / 1 to east end main road . 
With kh .No .306 /4 via Field of Jeevanlal via infront of Makhan Hotel (which is connected to ward 
No .1) to National Highway road to Bus stand Chowk. 
To south via home of Jeetsingh to Sachivalaya in west end again from side of Shankar Talab, again 
south end to Village : boundary of Pachori road . 
Via west .kh . No. 542/ 1 to Field of Lalitabai in north to National Highway , 


WEST 


. * *** * * * Ward No . - 07 THAKURDEO WARD 


NORTH 
EAST 
SOUTH - . 
WEST . 


In north near border ward No .06 Talab Par, east end Kh .No.761. 
South corner of Akhara Talab to Home of Jainarayan Shrivas. 
To south end east border of Bamhnidih road with the home of Ghasiram Yadav . 
To west end boundary of Ward No. 06 kh .No. 789 to Play Ground to north Govt. Girls High School 
again in east end near to Shankar Talab passed down in south side to Tank south east corner again 
to north end Kh . No .761. 


Snittu 1514a , facich 30 


2009 


428 ( 5 ) 


Ward No. - 08 SHYAMA PRASAD MUKHERJEE WARD 


NORTH 
EAST 
SOUTH 
WEST 


In north , ward No .6 and south west corner ward No.7 Kh .No .789/ 2 , from Dhorfori east end 
Saragaon , on the Bamhanidih road Navin bazar to Home of Darasram Bhaina , 
In south again from Home of Devabrat to east kh . No.817 to field of Har Pd . Rathore. 
Again in south to border of Vill. of Choriya kh .No. 2662 to field of Kheludas to West via road 
Bahmnidih to Sao Talab of south corner in border of Ward No. 6 kh . No.673 to field of Darbarsing 
Rathor, from north border of ward No. 6 kh .No. 789 /2 . 


Ward No. - 09 BHAGATSINGH WARD 


NORTH 
EAST 
SOUTH 


In north Saragaon , east border of Bamhnidih from the Home of Mahesram Rathor . 
To east end Home of Lagansai. 
In south border to Vill. Choriya kli. 2669 via Dwarika Rathore , in west border of Vill. Choriya ward 
No. 8, to south east corner kh . 2662 , in north kh . No. - 834 /1 to field of Mayaram Suryavanshi. 
Again in west end Bamnidih to Home of Radhabai Rathor to north home of Mahesram Rathor. 


WEST . 


Ward No. - 10 AMBEDKAR WARD 


NORTH 
EAST 
SOUTH 


In north from the Home of Ramkrishna Suryavansi . 
To east corner of Rahesbeda via home of Ramswaroop Suryabanshi . 
Via Baradwar road Anganbadi Kendra ( via side of Chamari Talab ) in the border of Vill. of Choriya 
Kh.29 ,33 to field of Kusuram . 
In the west Vill. Choriya kh . 2662 to field of Kheludas Nai, in north home of Ramkrishan again in 
side of west, Baradwar road via south zone to home of Şarju Suryavanshi again in north to home of 
Ramkrishana . 


WEST 


Ward No . - 11 D . D .MAHANT WARD 


NORTH 
EAST 
SOUTH 


In north side Bamhnidih road east zone from the Ramkrishna . 
To east home of Babulal Pandey to south home of Samaru Mahant. 
To west homeof Deo Pa . to south end to Baradwar road to south zone home of Ramkrishna 
Suryabanshi. 
Again in west end Bamnidihi road s east way via home of Sahasram Rathore in north to the home of 
Ramkrishna Yadava . 


WEST. 


Ward No. – 12 DAUBABA WARD 


NORTH 
EAST 


In north Akharatalab s south -west corner (Puranabazar ) kh .No . 926 / 1 . 
To east end via Akharatalab s south Par south east corner to home of Umabai via to north upper 
side to east end home of Ramnarayan Rathore . 
To in south home of Bisabu Soni. 
To west , home of Ravishankar Dubey to in north Kh. 926 / 1 . 


SOUTH 
WEST 


Ward No. – 13 MAHAVIR MANDIR WARD BANDHWAPARA . 


. 


NORTH 
EAST . 
SOUTH 


In noith from the home of Dile Kewat. 
To er , and the bended to south home the Vijay Rathore . 
Via east em to bandhawa talab s north west corner, on west kh .No.2162 / 1 to kothar of Uttam Rathore 
to north end Baradwar road via the home of Brinda Rathore . 
Again in the west end to home of the Ramshankar Rathore to North home of the Dile Kewat. 


WEST . 


428 (6 ) 


BOTHT 176147 , faria 30 SIT 2009 


I 


. 


Ward No. - 14 CHHOTE GAUTIYA WARD 


: 


NORTH 
EAST 


SOUTH 


In North from the home of Ramcharan Rathore . 
To East side to behind again to East end via Bandhawa Talab crossed North to Behind Navin Prathmik 
Shala to Champa Baradwar National Highway side to village road Chouk to West end Bandhawa 
Talab . 
South end to field of the Deep Narayan via home of the Shivnaran Rathore to North end crossed to 
talabpaar via home of the Ramkrishna , again in west end to home of the Chhotelal Suryavansi again 
in south , side of the home of Deoprasad . 
Via again West end to the homeof Ramnarayan Sutyavansi to north home ofthe Ramcharan Rathore . i 


WEST 


. 


Ward No . - 15 DEENDAYAL UPADHYAY WARD 


NORTH 
EAST . 


In north to north west corner Rahasbeda to home of Ramswarup . 
To east end via . side of Bandhawa Talab via Baradwar road National Highway Sangam to Sonnadi 
Bridge . 
To south border of Village of Parsapali kh .No. 1373 to field of Raghunath Prasad Rathore. . . 
In west end Village Choriya border kh .No. 1545 to the field of Sonkuwar Suryavarsi in north Chamari 
Talab to west zone via home of the Parasram Suryavansi to the home of Ramswarup . 


SOUTH 
WEST 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , 

हेमन्त पहारे , अतिरिक्त सचिव. . 


संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय , राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2009 . 


